निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 पौष 1936 ( श ० ) 
पटना , 

बुधवार , 7 जनवरी 2015 


( सं ० पटना 18 ) 


जल संसाधन विभाग 


अघिसूचना 


8 अक्तूबर 2014 


सं 0 22 / नि 0 सि o( मोति o)-08-04 / 2012 / 1470— श्री बिन्दु कुमार भालोटिया, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, 
चम्पारण प्रमण्डल, मोतिहारी ( सम्प्रति सेवानिवृत ) के विरूद्व पदस्थापन अवधि में विशिष्टि के प्रतिकूल कार्य कराकर 
लाखो रूपये की लूट खसोट का आरोप निगरानी विभाग के तकनीकी परीक्षण कोषांग द्वारा प्रतिवेदित किया गया । उक्त 
कतिपय आरोपों के लिए श्री भालोटिया के विरूद्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी 0) में विहित रीति से 
विभागीय संकल्प ज्ञापांक 120 दिनांक 29.01.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । विभागीय कार्यवाही के 
संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 309 दिनांक 13.8.13 द्वारा जाच प्रतिवेदन समर्पित किया गया , जिसकी समीक्षा विभाग 
के स्तर पर की गई एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए श्री 
भालोटिया से विभागीय पत्रांक 1429 दिनांक 29.11.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई । श्री भालोटिया अपने पत्रांक 
शून्य दिनांक 9.01.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की 
गई । समीक्षा में पाया गया कि श्री भालोटिया द्वारा अपने बचाव बयान में कोई नया तथ्य / प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया 
गया, बल्कि वही तथ्य उद्वत किया गया , जो विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया 


गया था । 


अतएव मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जाच प्रतिवेदन से सहमत होते 

हुए 

प्रमाणित 
आरोपों के लिए श्री भालोटिया को निम्न दण्ड देने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया: 

"पेंशन से दस (10) प्रतिशत की कटौती तीन वर्षों के लिए " । 


2 

बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जनवरी 2015 
प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है । 

तदनुसार उक्त निर्णय के आलोक में श्री बिन्दु कुमार भालोटिया, तत्कालीन सहायक अभियन्ता (सम्प्रति 
सेवानिवृत) को निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है: 

" पेंशन से दस (10) प्रतिशत की कटौती तीन वर्षों के लिए " | 
उक्त दण्ड श्री भालोटिया को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 


गजानन मिश्र , 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 18-571 + 10 - डी ० टी ० पी । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


